निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 471 ) 


30 ज्येष्ठ 1935 ( AO ) 
पटना, वृहस्पतिवार , 20 जून 2013 


गन्ना उद्योग विभाग 


- - 


अधिसूचना 

20 जून 2013 
एस0 ओ0 276, दिनांक 20 जून 2013 — बिहार ईख ( आपूर्ति एवं खरीद का विनियम) अधिनियम 1981 की 
धारा -7 की उप - धारा (1) ( 2) (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल इस अधिसूचना के 
निर्गत होने की तिथि से उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ मंझौलिया चीनी मिल के आरक्षित क्षेत्र के लिये मंझौलिया क्षेत्रीय 
विकास परिषद् का तीन वर्षों के लिये पुनर्गठन करते हैं । इसके पुनर्गठन की तिथि से पूर्व में इस आरक्षित क्षेत्र के लिये 
गठित परिषद् स्वतः विघटित समझी जायेगी । पुनर्गठित क्षेत्रीय विकास परिषद् के निम्नलिखित सदस्य होंगे: 
1. जिला पदाधिकारी - सह - समाहर्ता, पश्चिमी चम्पारण , बेतिया 

अध्यक्ष 
2. ईख पदाधिकारी, बेतिया अंचल , बेतिया 

सचिव 
3. सहायक निदेशक , ईख विकास, बेतिया 

सदस्य 
4 . जिला अभियन्ता, पश्चिमी चम्पारण , बेतिया 

सदस्य 
5. चीनी मिल के परम्परागत आरक्षित क्षेत्र से गन्ना क्रय करनेवाली 


चीनी मिल के महाप्रबन्धक / दखलकार 


सदस्य 


6. ईखोत्पादक प्रतिनिधि : 


सदस्य 


( क ) श्री सुरेश कुमार, पुत्र श्री लक्ष्मी प्रसाद, 

ग्राम + पो0 -विशुनपुरा, प्रखण्ड - नौतन , 
जिला – प0 चम्पारण । 


सदस्य 


बिहार गजट ( असाधारण), 20 जून 2013 
( ख ) श्री चिन्तामणि पाण्डेय , पुत्र श्री विश्वनाथ पाण्डेय , 

सदस्य 
ग्राम - चनायनबांध ( पटखौली), पो0 - वृन्दावन , 

प्रखण्ड - चनपटिया , जिला - प0 चम्पारण । 
7. सहकारी समितियाँ के दो प्रतिनिधिः 
( क ) श्री रामेश्वर प्रसाद, पुत्र श्री गुदरनाथ प्रसाद, 

- 
ग्राम0 - मच्छड़गाँवा, 

जिला – प0 चम्पारण । 
( ख ) श्री अनिल पाण्डेय, पुत्र श्री गौरी शंकर पाण्डेय, 

सदस्य 
ग्राम + पो० - बैठनिया , थाना - मझौलिया , 
जिला - प0 चम्पारण । 

( सं0सं0 वि0 1 - 08 / 1997 - 1183 ) 
बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

मृत्युंजय कुमार, 
सरकार के उप - सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 471 -571 + 100-डी0टी0पी0 । 

Website: http :// egazette.bih. nic.in 


